रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004 /99 


Mara 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , दिसम्बर 28 , 2016 / पौष 7 , 1938 
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28 , 2016 /PAUSA 7 , 1938 


सं . 3086] 
No. 3086 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2016 
का . आ . 4214 ( अ). - - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ . 166 ( अ), तारीख 19 जनवरी 2016 जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II खण्ड 3, उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा महाराष्ट्र राज्य के बीड जिले में राष्ट्रीय 
राजमार्ग संख्या - 222 के कि . मी . 369.000 से कि . मी. 415.000 ( कल्याण – आन्ध्र प्रदेश बॉर्डर सेक्शन ) तक के भूखण्ड 
का निर्माण ( चौड़ीकरण / पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाना / चार लेन का बनाना आदि ), अनुरक्षण, प्रबंध 
और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के 
अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप - धारा ( 3) के अधीन तारीख 24 जून 
2016 को " झुंजार नेता (मराठी )" और तारीख 27 जून 2016 को " मराठवाडा साथी " में प्रकाशित किया गया था ; । 

और , आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर 
दिया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 
। उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयागे करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती 
है कि इस अधिसचूना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर 
आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


5981 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


अनुसूची 
महाराष्ट्र राज्य के बीड जिले मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 222 के कि . मी . 369 . 000 से कि . मी. 415.000 ( कल्याण – आन्ध्रप्रदेश 
बॉर्डर सेक्शन) तक के भूखण्ड निर्माण हेतु अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण 


स . 


जिले 
का 
नाम 


तालुक | गांव का 
का नाम नाम 


सर्वेक्षण संख्या 

जे . एम . 
| 3 (ए ) के और 

अनुसार 7 / 12 


भूमि 

| भूमि की । क्षेत्रफल 
का । 

प्रकृति ( हे . में ) 
प्रकार 


भूस्वामियों / हितबद्ध 
व्यक्तियों के नाम 


1 2 3 
1 बीड | माजलगांव माजलगांव 


242 | 


निजी 


| 2 | बीड | माजलगांव | पवारवाडी 


अनुसार 

6 7 8 
244 निजी | अकृषिक 0.0148 | रामचंद्र लहनप्पा सडेगावकर 
243 | 243 | निजी | अकृषिक 0.01034 | जयंत बसंतराव अकोलकर . 

कल्पना जयंत अकोलकर 
243 । निजी अकृषिक | 0. 01235 

संदीप दत्तात्रय कुलकर्णी, 

अंकीता संदीप कुलकर्णी 
| 243 | निजी | अकृषिक - 0. 0278 | माधरी अशोक बजाज 
243 243 निजी | अकृषिक | 0. 0199 | कौशल्याबाई सखलाल बजाज 
242 242 

निजी | अकृषिक | 0. 01762 प्रताप नीलकंठ राव सोलंके 
242 242 निजी अकृषिक 0.0139 

पवन नागनाथराव महाजन 
242 

निजी | अकृषिक | 0. 21706 | कौशल्याबाई सखलाल बजाज 
228 228 

अकृषिक | 0. 2700 | संजय मधकर रूद्रवार 
47 47 । निजी । कृषिक 0 . 110 

सत्यनारायण गिरधारीलाल , 
जुगुल किशोर गिरधारीलाल , 

सेलू रोड संपादन 
46 46 | निजी । कृषिक 0.180 

बुआजी भाउ ढिसले , जीजा 
भाउ ढिसले , आन्ना रातबा 
जाधव , शैख़ चाँद , शे- रहीम , 
सेलू रोड संपादन , नवनाथ 
भारत ढिसले ]बालू भारत 

ढिसले 
1 41 निजी | कृषिक 0. 460 

तुकाराम बापूराव शिंदे सुदाम 
बापूराव शिंदे, बाबासाहेब 
बबनराव नागरे , 
शै.अजमादीन, शे- अजमादिन, 
रावण तुकाराम शिंदे, 

काशिनाथ गोपीनाथ शिंदे 
39 39 | निजी । कृषिक - 0.130 

बालासाहेब बाजीराव , 
राधाकिसन बाजीराव , 
सोजराबाई रखमाजी, सेलू 
रोड संपादन , गंगाधर रावजी 
काशीद, माणिक कारभारी 
मुंडे, मुंजवा कडाजी 


| 


[ भाग II - खण्ड 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


भूमि 


सर्वेक्षण संख्या 

जे . एम . 
तालक । गाव का । २ ( ए ) के और । का 
का नाम । नाम 

अनुसार 7 / 12 | प्रकार 


| जिले 

का 
नाम 


स . 


। 


भूमि की क्षेत्रफल | भूस्वामियों / हितबद्ध 
प्रकृति । (हे. में ) व्यक्तियों के नाम 


के 


अनुसार 

| 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


40 


40 


निजी । कृषिक 


0.850 


जाधव , सुरेखा कडाजी जाधव , 
विठ्ठल कडाजी जाधव 
सेलू रोड संपादन , गंगाधर 
देवराव खामकर, विमलाबाई 
सुखदेव , द्वारकाबाई गंगाधर , 
रमेश गंगाधर खामकर, भूषण 
अशोकराव खामकर 


| कुल 


2.33381 


[ फा . सं . आरडब्ल्यू / एनएच - 37014 / 13 / 2013 - एनएचडीपी -IVA] 

राजेश गुप्ता, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th December, 2016 
S . O . 4214 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways number 166 (E ) dated 19th January 2016 Published in Gazette of India , 
Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section ( ii ) issued under sub - section (I) of Section 3A of the National 
Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared 
its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building 
(widening/ two laning with Paved Shoulders /four -laning , etc .), maintenance, management and operation of 
National Highway No. 222 in the stretch of land from Km . 369 . 000 to Km . 415 .000 (Kalyan - Andhra 
Pradesh Border Section ) in the District of Beed in the State of Maharashtra 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Zunjar Neta 
(Marathi)” dated the 24th June 2016 and “Maratwada Sathi” dated 27th June 2016 under sub -section ( 3) of 
Section 3A of the said Act; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by 
the competent authority ; 


And whereas, in pursuance of Sub -section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the competent authority 
has submitted its report to the Central Government; 


Now 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the 
powers conferred by Sub -section (1 ) of the section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 

And further , in pursuance of Sub - section (2 ) of Section 3D of the said Act , the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land 
from Km 369 .000 to Km 415 .000 (Kalyan - Andhra Pradesh Border section ) of NH - 222 in the district 

Beed , in the State of Maharashtra 


Survey Number 


S . 
No. 


Name | Name of 
of the the 
District | Taluka 


Name of 
the 
Village 


As per 
3 (A ) 


Type 

of 
Land 


Nature of 

Land 


As per 

JM 
and 

7 / 12 
extract 


Area 
( in ha .) 


Name of 
| Owners /Interested 

persoms 


9 


1 
1 


2 
Beed 


3 
Majalgaon Majalgaon 


6 
Private 


7 
Non -Agri 


244 


244 


243 


243 


Private 


Non -Agri 


243 


Private 


Non -Agri 


2431 

243 


Private Non -Agri 


243 


243 


Private Non - Agri 


242 


242 


Private 


Non - Agri 


242 


242 


Private Non - Agri 


242 


242 


Private 


Non -Agri 


228 


228 


Private Non - Agri 


Pawarwadi 


47 


47 


Private 


Agriculture 


8 
0.0148 Ramchandra 

lahanappa 

Sadegaonkar 
0 .01034 Jayant Basantrao 

Akolkar, Kalpana 

Jayant Aklokar 
0 .01235 Sandeep Dattatrey 

kulkurni , Ankita 

Sandeep Kulkarni 
0 . 0278 Madhuri Ashok 

Bajaj 
0 .0199 Koshalybai Sukhlal 

bajaaj 
0 .01762 Pratap Nilkantrao 

Solanke 
0 .01394 Pawan Nagnathrao 

Mahajan 
0 .21706 Koshalybai Sukhlal 

bajaaj 
0 .2700 Sanjay Madhukar 

Rudravar 
0 .110 Satyanarayan 

Ghirdharilal, Jugul 
Kishor 
Ghirdharilal, Selu 

Raod Acquired 
0 . 180 Buwaji Bhau 

Dhisle ,Jija Bhau 
Dhisle ,Anna Ratba 
Jadhav , Shaikh 
Chand , 
Sk .Rahim ,selu road 
acqu . Navnath 
Bharat Dhisle , Balu 

Bharat Dhisle 
0 . 460 Tukaram Bapurao 

Shinde, Sudam 
Bapurao 
Shinde ,Babasahed 
babanrao 
nagre , Shaikh 
ajmodhin 
sk .ajamodin ,Ravan 
Tukaram shinde, 
Kasinath Gopinath 
shinde,Asaram 


46 


46 


Private 


Agriculture 


Private 


Agriculture 


[ TT II - QUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Survey Number 


Name of 


S. 


Type 


Name | Name of 
of the the 
District Taluka 


the 


of 


Nature of 

Land 


Area 
(in ha .) 


No. 


Name of 
| Owners /Interested 

persoms 


Village 


Land 


As per 
As per 

JM 
3 ( A ) 

and 
7 / 12 
extract 
5 


1 


2 


3 


4 


7 


8 


39 


3 9 


Private 


Agriculture 


0. 130 


Dhigamber panchel, 
Rajia bi sk . ajmodin , 
Bharat tukaram 
shinde. 
Balashed Bajirao , 
Radhakishan 
Bajirao , Sojrabai 
Rakahmaji , Selu 
raod 
acquired ,Gangadar 
raoji Khasid , Manik 
karbhari Munde. 
Munjba kadaji 
jadhav ,surekha 
kadaji jadhav , Vittal 
kadaji jadhav 
Gangadhar dheorao 
khamkar, Vimalbai 
Sukhdev , Dorkabai 
Gangadar, Ramesh 
Gangadar 
khamkar ,Bhusan 
Ashokrao khamkar. 


40 


Private 


Agriculture 


0 .850 


Total 


2 . 33381 


[F . No. RW /NH -37014 / 13 / 2013/NHDP - IVA ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


Nishok 
Kumar Paria 19: 36 :05 +05 30 


Digitally signed by 
Nishok Kumar Paria 
Date: 2016 .12.29 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


